रजिस्ट्री सं.डीएल-( एन ) 04/0007/ 2003-20 


REGISTERED No.- DL-( N ) 04/ 0007/ 2003-20 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल.- सा .- 23062020-220096 
CG - DIL - W - 23062020-220096 

साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 24] 


नई दिल्ली, शनिवार, जून 13 जून 19, 2020 ( ज्येष्ठ 29, 1942 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , JUNE 13 JUNE 19 , 2020 (JYAISTHA 29, 1942 ) 


No.24] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this part in order that itmay be filed as a separate compilation ) 


भाग -खण्ड 2 


[ PARTI - SECTION 2 ] 


[( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की 

नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the 
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


लोक सभा सचिवालय 


नई दिल्ली-110001 , दिनांक 29 मई 2020 
सं . पीएफ .781- आर(7)/ जीएन-8924/2020-एएन- -नागालैंड विधान सभा सचिवालय में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति से 
प्रत्यावर्तन के पश्चात और कोविड -19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप संपूर्ण देश में लॉकडाउन के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित स्थिति को ध्यान 
में रखते 

हुए, सक्षम प्राधिकारी ने डॉ. पी.जे. एंटनी, निदेशक ( लार्डिस) को व्यक्तिगत रूप से कार्यभार ग्रहण करने से छूट प्रदान कर दी है 
और उन्हें ऑनलाइन मोड के माध्यम से इस सचिवालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तद्नुसार, यह मान 
लिया जाता है कि डॉ. पी.जे. एंटनी ने 28 मई, 2020 के पूर्वाह्न से निदेशक ( लार्डिस ) के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

2. इसके अतिरिक्त अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर डॉ . पी.जे. एंटनी, निदेशक (लार्डिस ) जिन्हें समयमान स्थापन 
योजना- 2011 के अंतर्गत , 17 फरवरी, 2020 से पे मैट्रिक्स के स्तर 14 में रखा गया है, 31 मई, 2020 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो 
रहे हैं । 

अर्चना पठानिया, अपर निदेशक 


नई दिल्ली-110001 , दिनांक 24 मार्च 2020 
सं . पीएफ .2971- आर (3)/जीएन-8903/एएन -1/ 2020 - इस सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त सचिव ( सुरक्षा) के पद 
पर कार्यरत श्री संदीप मित्तल , भा.पु.से. (टीएन-95) को 31.03.2020 के अपराह्न से उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है, और, 
तत्पश्चात उनकी सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात तमिलनाडु सरकार , चेन्नई को वापस सौंपी जाती हैं । 

( 403) 


1--102GI/ 2020 


404 


भारत का राजपत्र , जून 19 , 2020 ( ज्येष्ठ 29 , 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


2. श्री संदीप मित्तल, संयुक्त सचिव ( सुरक्षा) 31.03.2020 को अपना प्रतिनियुक्ति कार्यकाल समाप्त होने के बाद यथा अनुमेय 
60 दिन का अर्जित अवकाश प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं । उन्हें उपरोक्त अवकाश की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपने मूल संवर्ग 
में कार्यभार संभालने का निदेश दिया जाता है | 

विनोद कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव 


दिनांक 1 अप्रैल 2020 
सं . पीएफ.2971- आर (3)/जीएन-8905/एएन -1/2020 — अध्यक्ष महोदय , श्री रघुबीर लाल] भारतीय पुलिस सेवा (उप्र : 97) को 
प्रतिनियुक्ति आधार पर पे मैट्रिक्स ( 1,44,200-2,18,200 रु. ) के स्तर 14 में लोक सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव ( सुरक्षा) के रूप 
में 1 अप्रैल, 2020 (पूर्वाहन ) से 28.09.2022 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं । 

विनोद कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव 


नई दिल्ली -110001 , दिनांक 2 मार्च 2020 
सं . पीएफ .830 - आर( 7)/ जीएन-8891 / 2020/ एएन-| -अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर , श्री गुरनाम सिंह, संयुक्त निदेशक 
( लार्डिस ) दिनांक 29 फरवरी, 2020 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

स्वाति परवाल , उप सचिव 


सं . पीएफ.822- आर(7)/ जीएन-8893/ 2020 / एएन--सुश्री ललिता अय्यर , अपर निदेशक ( लार्डिस) का 22 फरवरी, 2020 को 
निधन हो गया । 


स्वाति परवाल, उप सचिव 


डॉ . रणबीर कुमार 


दिनांक 4 मार्च 2020 
सं . एफ.41/ 07/ 2020 /जीएन -8894/ एएन- अध्यक्ष महोदय , निम्नलिखित अपर निदेशकों को 17 फरवरी, 2020 से समयमान 
स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत निदेशक ( लार्डिस) के पद के साथ सम्बद्ध पे मैट्रिक्स [123100-215900 रु.] के स्तर 13 में रखते हैं : 

1 . श्री मुकेश कुमार शर्मा 
2 . 
3 . श्रीमती मुसर्रत नौशाद 
4 . डॉ . सीमा कौल सिंह 
5 . श्रीमती रचना शर्मा 
6 . डॉ . दीपक गोसाईं 
7 . श्री प्रशांत 

कुमार 

मलिक 
8 . श्री बाबूलाल नाईक 
9 . 


श्री राज कुमार 


10 . 


श्री सत्य विजय राम 
श्री एस होल्खोपाओ बाइते 


11 . 


स्वाति परवाल , उप सचिव 


सं . एफ.41 /07/ 2020 / जीएन -8895 /एएन-| -दिनांक 21.02.2019 के आरएंडसीएस आदेश सं . पीए -544/ 2019 के साथ पठित 
दिनांक 17.06.2019 के आरएंडसीएस आदेश सं. पीडीए -1405/2019 के अनुबंध में क्रम सं. 3 में दिए गए टिप्पण-II के अनुसार , अध्यक्ष 
महोदय, श्री गुरनाम सिंह, संयुक्त निदेशक ( लार्डिस) [ सेवानिवृत्त] को 29 फरवरी, 2020 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत 
अपर निदेशक ( लार्डिस ) के पद के साथ सम्बद्ध रु. 15600-39100 ( पीबी-3) + जी पी 8000 (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में रखते हैं । 

स्वाति परवाल , उप सचिव 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जून 19 , 2020 ( ज्येष्ठ 29 , 1942 ) 


405 


दिनांक 27 अप्रैल 2020 


सं . एफ.41 /07/ 2020 / जीएन -8911/ एएन-| -अध्यक्ष महोदय , पे मैट्रिक्स के स्तर 13 में कार्यरत निम्नलिखित निदेशकों ( लार्डिस ) 
को दिनांक 17 फरवरी, 2020 से समयमान स्थापन योजना -2011 के अंतर्गत संयुक्त सचिव के पद के साथ सम्बद्ध पे मैट्रिक्स के 
स्तर 14 में रखते है : 


1 . 


कु . मंजू जैन 


2 . 


3 . 


श्रीमती मंजू शर्मा 
कु . समिता भौमिक 
डॉ . पी.जे. एंटनी 


4 . 


5 . 


श्री पुलिन बी . भूटिया 
श्रीमती सुषमा 

रूंगटा 


6 . 


स्वाति परवाल , उप सचिव 


दिनांक 1 मई 2020 


सं . एफ .23/01/ 2020/जीएन-8913/एएन-|-—अध्यक्ष महोदय , डॉ. रणबीर कुमार, अपर निदेशक ( लार्डिस) को 1 मई, 2020 से 
अगले आदेश तक, पे मैट्रिक्स के स्तर 13 में निदेशक ( लार्डिस) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

स्वाति परवाल ] उप सचिव 


दिनांक 12 मई 2020 
सं . 828- आर( 7)/ जीएन-8918/ 2020 /एएन-| —दिनांक 25 जनवरी , 1973 के आर एंड सीएस आदेश सं . पीजीएफ .104/ 73 के 
द्वारा अंगीकृत और समय- समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने 
पे बैंड 15600-39100 रूपये ( पीबी-3)+ ग्रेड पे 8000 रूपये ( संशोधन पूर्व) में कार्यरत श्रीमती रश्मि कपूर , अपर निदेशक ( लार्डिस ) के 
12 मई , 2020 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है । 
2. तदनुसार , श्रीमती रश्मि कपूर, अपर निदेशक ( लार्डिस ) 12 मई, 2020 के अपराह्न से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई हैं । 

स्वाति परवाल , उप सचिव 


सं . एफ.41/07/ 2020/ जीएन-8919/ एएन-| -अध्यक्ष महोदय , पे बैंड 15600-39100 रुपये (पीबी-3 )+ ग्रेड पे 8000 ( संशोधन 
पूर्व) में कार्यरत श्री वी. थॉमस नगाइते, अपर निदेशक ( लार्डिस) को समयमान स्थापन योजना -2011 के अंतर्गत 27 अप्रैल , 2020 से 
निदेशक ( लार्डिस ) के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स [123100-215900 रु.] के स्तर 13 में रखते हैं | 

स्वाति परवाल , उप सचिव 


नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मार्च 2020 
सं . पीएफ.79- आर(7)/जीएन-8892/2020/एएन-| -अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री एन . के . पांडेय, निदेशक दिनांक 
29 फरवरी, 2020 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

सवधा कालिया , उप सचिव 


दिनांक 5 मार्च 2020 


सं . एफ .41/ 2/ 2020 /जीएन -8896/ एएन-| -अध्यक्ष महोदय , श्री खाखाई ज़ो , अपर निदेशक को 21 जनवरी, 2020 से समयमान 
स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत निदेशक के पद के साथ सम्बद्ध पे मैट्रिक्स के स्तर 13 में रखते हैं । 

सवधा कालिया , उप सचिव 


406 


भारत का राजपत्र, जून 19, 2020 ( ज्येष्ठ 29, 1942 ) 


[ भाग -खण्ड 2 


सं . एफ .41/2/ 2020/ जीएन -8897/एएन-| -अध्यक्ष महोदय , पे मैट्रिक्स के स्तर 10 में कार्यरत श्री नगाम्खोल्लेन तौथांग , 
कार्यकारी/विधायी / समिति/ प्रोटोकॉल अधिकारी को 22 नवंबर , 2019 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत अवर सचिव के पद के 
साथ सम्बद्ध पे मैट्रिक्स के स्तर 11 में रखते हैं । 


सवधा कालिया , उप सचिव 


सं . एफ.41/2/2020/ जीएन-8898/ एएन- अध्यक्ष महोदय , पे मैट्रिक्स के स्तर 10 में कार्यरत श्रीमती सुनीता रानी, 
कार्यकारी/विधायी/ समिति / प्रोटोकॉल अधिकारी को 21 जनवरी , 2020 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत अवर सचिव के पद के 
साथ सम्बद्ध पे मैट्रिक्स के स्तर 11 में रखते हैं । 


सवधा कालिया, उप सचिव 


दिनांक 16 मार्च 2020 
सं. एफ .23/ 03/ 2020/ जीएन-8900 /एएन-| -अध्यक्ष महोदय , कुमारी सुमन रतन , अपर निदेशक ( अनुवाद) को 13 मार्च, 2020 से 
अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स के स्तर 13 में निदेशक ( अनुवाद) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं । 

सवधा कालिया , उप सचिव 


सं . एफ.23/ 03/ 2020 / जीएन-8901/ एएन- अध्यक्ष महोदय , निम्नलिखित संपादकों को 13 मार्च, 2020 से अगले आदेश तक 
पे मैट्रिक्स के स्तर 12 में संयुक्त निदेशक (अनुवाद ) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं 


1 . 


श्री बसंत प्रसाद 


2 . 


श्री रविन्द्र 

कुमार 

मैड 


सवधा कालिया , उप सचिव 


सं . 23/03/ 2020/ जीएन-8902/ एएन- अध्यक्ष महोदय , निम्नलिखित सहायक संपादकों को 13 मार्च, 2020 से अगले आदेश 
तक पे मैट्रिक्स के स्तर 11 में संपादक के ग्रेड में नियुक्त करते हैं 

1 . श्री ओंकार 


2 . 


श्री मदन गोपाल 


सवधा कालिया, उप सचिव 


, 


दिनांक 27 अप्रैल 2020 
सं . एफ .23/02/ 2020 /जीएन -8912/ एएन-| -अध्यक्ष महोदय , अपर निदेशक के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को 
24 अप्रैल , 2020 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स के स्तर 13 में निदेशक के पद पर नियुक्त करते है: 

1 . श्री लालकिथांग 


2 . 


श्री सुंदर प्रसाद दास 


सवधा कालिया , उप सचिव 


दिनांक 4 मई 2020 


सं . एफ .41 /04 /2020 / जीएन-8914/एएन- अध्यक्ष महोदय, पे मैट्रिक्स के स्तर 11 में कार्यरत श्रीमती सुनीता थपलियाल, 
संपादक को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत 01.05.2020 से संयुक्त निदेशक ( अनुवाद) के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स के 
स्तर 12 में रखते हैं । 


सवधा कालिया , उप सचिव 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जून 19, 2020 ( ज्येष्ठ 29 , 1942 ) 


407 


दिनांक 8 मई 2020 
सं . एफ .41/07/ 2020 / जीएन -8916/ 2020/ एएन- अध्यक्ष महोदय , पे मैट्रिक्स के स्तर 13 में कार्यरत श्री के. श्रीनिवासन , 
निदेशक (रिपोटिंग) को समयमान स्थापन योजना -2011 के अंतर्गत 2 मई, 2020 से संयुक्त सचिव के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स के 
स्तर 14 में रखते हैं । 

सवधा कालिया, उप सचिव 


सं . एफ.41/07/ 2020/ जीएन -8917/ 2020/ एएन-| -अध्यक्ष महोदय , श्री एच. सी . विष्ट , अपर निदेशक (रिपोटिंग) को समयमान 
स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत 2 मई , 2020 से निदेशक (रिपोर्टिंग) के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स के स्तर 13 में रखते हैं | 

सवधा कालिया , उप सचिव 


दिनांक 15 मई 2020 
सं . पीएफ .1450 - आर(3)/जीएन-8920/ एएन-I/ 2020-दिनांक 28 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. पीएफ .1450- आर( 3)/ जीएन 
8094 /एएन-I/2016 और दिनांक 21 अक्तूबर , 2016 की अधिसूचना सं. पीएफ .1453- आर( 3)/जीएन -8119/एएन -1/ 2016 के अनुक्रम में , 
निम्नलिखित अधिकारियों ने उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक संपादक के ग्रेड में परिवीक्षाधीन अवधि संतोषजनक रूप से 
पूरी कर ली है: 

परिवीक्षाधीन अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा करने की प्रभावी तिथि 
1 . 

26.09.2018 
2 . श्री रमेश चंद्र यादव 

26.09.2018 
3 . श्री पंकज कुमार सिंह 

26.09.2018 
4 . श्री सुबोध कुमार 

19.10.2018 

सवधा कालिया, उप सचिव 


क्र . सं . 


नाम 


श्री मनोज कुमार 


दिनांक 28 मई 2020 
सं . लाफियाज- एएन-I 051/315/ 2020/ जीएन- 8922 -- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, निम्नलिखित अधिकारी 
31 मई , 2020 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो रहे हैं : 

क्र.सं. नाम और पदनाम 


1 . 


श्री जयकुमार टी., निदेशक 


2 . 


श्री प्रहलाद मुंशी, निदेशक ( अनुवाद) 
श्री अरिगिला एस. के . दास , अपर निदेशक 


3 . 


सवधा कालिया , उप सचिव 


दिनांक 29 मई 2020 
सं . एफ .41/04/ 2020 /जीएन -8923/एएन-| -अध्यक्ष महोदय , पे मैट्रिक्स के स्तर 11 में कार्यरत श्री मनोज कुमार पंकज , संपादक 
को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत 24.05.2020 से संयुक्त निदेशक ( अनुवाद) के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स के स्तर 12 
में रखते हैं | 

सवधा कालिया , उप सचिव 


सं . पीएफ.2450- आर(7)/जीएन-8925 /2020/एएन-- दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर 1 वर्ष की प्रारंभिक 
अवधि हेतु पे मैट्रिक्स के स्तर 12 में निदेशक (मंत्रालयीय) के पद पर चयन के परिणामस्वरूप , श्री अमरीश कुमार , उप सचिव को 
29 मई, 2020 के अपराह्न से इस सचिवालय में उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात , उनकी सेवाएं उपरोक्त पद पर 
उनकी नियुक्ति हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी जाती हैं । 

सवधा कालिया , उप सचिव 


408 


भारत का राजपत्र , जून 19 , 2020 ( ज्येष्ठ 29 , 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मार्च 2020 


सं . एफ .41/08/ 2020 / जीएन -8899/ एएन- अध्यक्ष महोदय , पे मैट्रिक्स (56100-177500 रुपये ) के स्तर 10 में कार्यरत 
श्रीमती संगीता भट्ट , सुरक्षा अधिकारी को 17 फरवरी, 2020 से समयमान स्थापन योजना -2011 के अंतर्गत उप निदेशक ( सुरक्षा) के पद 
के साथ सम्बद्ध पे मैट्रिक्स के स्तर 11 में रखते हैं । 


श्रीकांत एस., उप सचिव 


दिनांक 31 मार्च 2020 


सं . पीएफ.350 - आर(7)/ जीएन-8904/ 2020/ एएन-—दिनांक 1 जनवरी , 1979 के आरएंडसीएस आदेश सं. पीजीएफ .201/ 79 द्वारा 
अंगीकृत और समय -समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48- क के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने पे 
मैट्रिक्स के स्तर 11 में कार्यरत श्रीमती लखबीर कौर , अवर सचिव के 31 मार्च, 2020 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध 
को स्वीकार कर लिया है । 
2. तदनुसार, श्रीमती लखबीर कौर, अवर सचिव 31 मार्च, 2020 के अपराह्न से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई हैं । 

श्रीकांत एस ., उप सचिव 


दिनांक 9 अप्रैल 2020 


सं . पीएफ .2963 - आर(3)/ जीएन-8906/एएन -1/2020 इस सचिवालय की दिनांक 17.04.2017 की अधिसूचना सं. पीएफ.2789 
आर(3)/जीएन-8231/ एएन-1/ 2017 के अनुक्रम में , श्री भुवन चन्द्र जोशी, सीमा सुरक्षा बल के उप - महानिरीक्षक की लोक सभा सचिवालय में 
निदेशक ( सुरक्षा) के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को 11.04.2020 से 30.06.2020 तक अथवा अगले आदेश तक , जो भी पहले हो , 
आगे बढ़ाया जाता है | 

2. तथापि, श्री भुवन चन्द्र जोशी की प्रतिनियुक्ति की उपरोक्त अवधि को बढ़ाया जाना उनके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण अर्थात 
महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली के अनुमोदन के अध्यधीन होगा । 

श्रीकांत एस., उप सचिव 


दिनांक 20 अप्रैल 2020 


, 


सं . एफ.23 / 01 / जीएन-8907/ 2020/ एएन-| -अध्यक्ष महोदय, श्री मुकेश कुमार शर्मा, अपर निदेशक ( लार्डिस) को 23 मार्च, 2020 
से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स के स्तर 13 में निदेशक ( लार्डिस ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

श्रीकांत एस ., उप सचिव 


सं . एफ .15 /07 /2019/ जीएन-8908/एएन-| -श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह को रेल संबंधी समिति के सभापति ( श्री राधा मोहन सिंह) 
के निजी स्टाफ में 13 सितम्बर , 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक , जो भी पहले हो , पे मैट्रिक्स के स्तर 11 में 
वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

2. उनका पदनाम रेल संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा । 


श्रीकांत एस., उप सचिव 


सं. एफ .15/07/2019 /जीएन-8909/एएन-| —श्री अर्जुन कुमार को आचार समिति के सभापति ( श्री विनोद कुमार सोनकर) के निजी 
स्टाफ में 9 अक्तूबर , 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक , जो भी पहले हो , पे मैट्रिक्स के स्तर 11 में वरिष्ठ 
निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

2. उनका पदनाम आचार समिति के सभापति का निजी सचिव होगा । 


श्रीकांत एस., उप सचिव 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जून 19, 2020 ( ज्येष्ठ 29 , 1942 ) 


409 


दिनांक 21 अप्रैल 2020 


सं . पीएफ.2954- आर(7)/ जीएन-8910/ 2020/ एएन-| -अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर , निम्नलिखित अधिकारी दिनांक 
30 अप्रैल, 2020 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो रहे हैं : 

क्रम सं . नाम और पदनाम 
1 . डॉ . प्रीति श्रीवास्तव, सीएसएस, वर्तमान में लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त सचिव 
2 . श्री बी. श्रीनिवास प्रभु , संयुक्त सचिव 
3. कुमारी समिता भौमिक, निदेशक (लार्डिस ) 
श्री जी . रंगा राव , निदेशक ( लार्डिस ) 

श्रीकांत एस., उप सचिव 


4 . 


दिनांक 5 मई 2020 
सं . एफ .41/08/ 2020 /जीएन-8915/ एएन-| -अध्यक्ष महोदय , पे मैट्रिक्स [ 56100-177500 रुपये] के स्तर 10 में कार्यरत 
श्री धर्मेंद्र मोहन दीक्षित, सुरक्षा अधिकारी को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत 27 अप्रैल , 2020 से उप निदेशक ( सुरक्षा) के 
पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स [67700—208700 रुपये] के स्तर 11 में रखते हैं । 

श्रीकांत एस ., उप सचिव 


गृह मंत्रालय 


नई दिल्ली -110001, दिनांक 4 जून 2020 
सं. I-11014 / 04 / 2020 / IPS.IV.— भारतीय पुलिस सेवा ( कैडर) नियम -1954 के नियम 5 के उप -नियम ( 2) के तहत 
प्रदत्त शक्तियों एवं बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति के साथ, केंद्र सरकार श्रीमती निधि रानी IPS ( BH: 2014) का 
श्री अमनदीप, IPS ( WB: 2014) के साथ विवाह होने के आधार पर बिहार से पश्चिम बंगाल कैडर में स्थानांतरण करती है । 

अंजन सरकार, अवर सचिव 


. 


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2020 
सं . 24011 / 03 / 2018 - स्था .( ख).- समयपूर्व कार्यकाल की कटौती के कारण श्री ब्रज राज शर्मा, आई.ए.एस. ( जम्मू एवं 
कश्मीर: 84 ) को अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के पद से दिनांक 23.06.2020 ( अपराहन) से कार्यमुक्त कर दिया गया है । 

राजबीर सिंह, अवर सचिव 


विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2020 
सं . क्यू / पीए -1 / 20 / 2020.— श्री के. जीवा सागर, कुवैत में भारत के राजदूत 31 मई, 2020 अपराह्न से भारतीय विदेश 
सेवा के ग्रेड-II से सेवानिवृत हो गए हैं । 

नवीन कुमार , उप सचिव ( एफएसपी तथा संवर्ग ) 


सं . क्यू / पीए -1 / 21 / 2020 — सुश्री वनजा कुमारी थेक्कट , उप मिशन प्रमुख, भारतीय दूतावास, अंकारा 31 मई , 2020 
अपराहन से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV से सेवानिवृत हो गई हैं । 

नवीन कुमार , उप सचिव ( एफएसपी तथा संवर्ग ) 


नई दिल्ली, दिनांक 4 जून , 2020 
सं. 29 / पीबी- I / 2020— अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री के एस धर्मराजन ( जन्म तिथि 29.05.1960 ) भारतीय विदेश 
सेवा ( ख ) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड- II व III के अधिकारी दिनांक 31 मई, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत 
हो गये हैं । 

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग ) 


410 


भारत का राजपत्र, जून 19, 2020 ( ज्येष्ठ 29, 1942 ) 


[ भाग -खण्ड 2 


सं . 29 / पीबी-I / 2020— अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , सुश्री सीमा लाल रानी ( जन्म तिथि 02.05.1960) भारतीय विदेश 
सेवा ( ख ) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 31 मई, 2020 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत 
हो गई हैं । 

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग ) 


सं . 30 / पीबी- I / 2020— अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , सुश्री जेंसी राजू ( जन्म तिथि 21.05.1960 ) भारतीय विदेश 
सेवा ( ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड- II व III के अधिकारी दिनांक 31 मई, 2020 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत 
हो गई हैं । 

मनोज कुमार साहू, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I अनुभाग ) 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2020 
सं . ए -38012 / 2 / 2020 - आ.सला.(प्रशा-I).— अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, उद्योग 
संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत श्री कैलाश चन्द्र 31 मार्च, 
2020 ( अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे । 

मीनाक्षी रावत , आर्थिक सलाहकार 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
( उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2020 
सं. ए -12022 / 1 / 2014 - ई .1 ( पार्ट ).- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 9 / 5 / 2020 - ई.ओ. (एम एम -1 ) 
दिनांक 09.03.2020 के अनुसरण में , राष्ट्रपति द्वारा, श्री राकेश कुमार मीना, आई.ओ.एफ.एस. ( 2005) को 22 मई, 2020 के पूर्वाह्न से 
खाद्य और सार्वजनकि वितरण विभाग में निदेशक के रूप में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार स्तर 
(रु 1,23,100 / -- 2,15,900 / - ) में [ पूर्व संशोधितः पीबी -3 (रु. 15,600-39,100 / - ) + ग्रेड वेतन रु. 8700 / - ] पद के कार्यभार 
संभालने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक , जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है । 

राम चंद्र, अवर सचिव 


13 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली -110011, दिनांक 14 मई 2020 
सं . ए. 12025 / 100 / 2015 - सीएचएस - 1-- राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . वैभव रविकांत उके को 
दिनांक 19 जनवरी, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी. - 3 के वेतनमान [15,600-3,9100 रुपये + 5400 / - रुपए ग्रेड 
वेतन] (पूर्व - संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . वैभव रविकांत के 
को नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज , नागपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . बैंकटेसन, अवर सचिव 


दिनांक 26 मई 2020 
सं. ए. 12025 / 135 / 2014 - सीएचएस - 1-- राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. थोले अखिलेश विलास 
कुमार को दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी. - 3 के वेतनमान [15,600-39,100 रुपये + 5400 / 
रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व - संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . थोले 
अखिलेश विलास कुमार को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए. 12025/9/ 2019- सीएचएस-II| — राष्ट्रपति महोदय ने डॉ . राजेश कुमार मीणा को दिनांक 25.06.2019 के पूर्वाह्न से अगले 
आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में बाल चिकित्सा वीज्ञान विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 


के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जून 19, 2020 ( ज्येष्ठ 29 , 1942 ) 


411 


सं. ए . 12025/ 33/ 2019 - सीएचएस-II| — राष्ट्रपति महोदय ने डॉ. मधु सेठी को दिनांक 04.09.2019 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों 
तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप- संवर्ग में शरीर रचना विज्ञान विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते 
हैं । 


के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( राष्ट्रीय सूचना - विज्ञान केन्द्र ) 

नई दिल्ली -110003, दिनांक 7 जनवरी 2020 
सं . पीएफ / 4605 / एनआईसी / 2020 / प्रशा- I.— राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र , सिक्किम राज्य केंद्र, गंगटोक में कार्यरत 
श्री गौतम कुमार पॉल, वैज्ञानिक - डी , कर्मचारी कोड: 4605 का स्वर्गवास दिनांक 22.10.2019 को हो गया है । 


प्रसन्ना मोहनन, निदेशक 


नई दिल्ली -110003, दिनांक 31 जनवरी 2020 
सं. पीएफ / 961 / एनआईसी / 2019 / प्रशा-I.— श्री अनिल कुमार सिन्हा , वैज्ञानिक - जी (कर्मचारी कोड : 961), राष्ट्रीय 
सूचना - विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से, 31 जनवरी, 2020 की अपराहन से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें 
उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जा रहा है । 

एस. पी . शर्मा, संयुक्त निदेशक 


सं . पीएफ / 2311 / एनआईसी / 2019 / प्रशा- I.— श्री हाकिम सिह, वैज्ञानिक - एफ ( कर्मचारी कोड : 2311), राष्ट्रीय 
सूचना - विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से, 31 जनवरी, 2020 की अपराहन से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें 
उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जा रहा है । 

एस. पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक 


दिनांक 3 फरवरी 2020 
सं . पीएफ / 2690 / एनआईसी / 2020 - प्रशा- I.— श्री, बी . विनया, वैज्ञानिक - जी (कर्मचारी कोड : 2690 ), राष्ट्रीय सूचना - विज्ञान 
केन्द्र, कर्नाटक राज्य केंद्र, बैंगलोर से 31 जनवरी, 2020 की अपराहन से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गये हैं और 
उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया गया है । 

एस. पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक 


दिनांक 2 मार्च 2020 
सं . पीएफ / 404 / एनआईसी / 2019 – प्रशा-I.— श्री , चमन लाल शर्मा, वैज्ञानिक - एफ (कर्मचारी कोड : 404), राष्ट्रीय 
सूचना - विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से, 29 फरवरी, 2020 की अपराहन से सरकारी सेवा से अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन्हें 
उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया गया है । 

एस. पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक 


- 


दिनांक 30 अप्रैल 2020 
सं . पीएफ / 387 / एनआईसी / 2020 - प्रशा-I.— श्रीमती सुमन गेरा , वैज्ञानिक - एफ ( कर्मचारी कोड : 387 ), राष्ट्रीय 
सूचना -विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से, 30 अप्रैल, 2020 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और उन्हें 
उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है । 

एस. पी . शर्मा, संयुक्त निदेशक 


रेल मंत्रालय 

(रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2020 
सं. ईआरबी -1 / 2020 / 24 / 4. — भारतीय रेल भंडार सेवा के उच्च प्रशासनिक ग्रेड ( गैर - कार्यात्मक ) अधिकारी, श्री सुरेन्दर 
कुमार गुप्ता ( जन्म तिथि : 01.01.1964, डीआईटीसः 06.03.1989, लिएनः पश्चिम रेलवे) का एमएसटीसी लिमिटेड में स्थाई समाहन होने 
के परिणामस्वरूप उन्होंने 17.12.2019 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है । 

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव 


412 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 19 , 2020 ( JYAISTHA 29 , 1942 ) 


[PART I - SEC . 2 


LOK SABHA SECRETARIAT 


New Delhi-110001, the 29th May 2020 
No. PF.781- R (7 )/GN -8924 /2020 / AN - I.- On reversion from deputation from the post of Secretary in the Nagaland 
Legislative Assembly Secretariat and in view of the unprecedented situation arising out of country -wide lockdown 
consequent to the outbreak of COVID - 19 , the competent authority has exempted Dr. P.J. Antony, Director (LARRDIS ) from 
physical reporting and he is permitted to resume his duties in this Secretariat through online mode. Accordingly, Dr. P.J. 
Antony is deemed to have resumed duties as Director (LARRDIS ) with effect from the forenoon of 28th May, 2020 . 

2. Further , on attaining the age of superannuation , Dr. P.J. Antony, Director (LARRDIS ), who has been placed in 
Level 14 of the Pay Matrix with effect from 17th February , 2020 under the Time Scale Placement Scheme-2011 , is retiring 
from service with effect from the afternoon of 31st May , 2020 . 

ARCHNA PATHANIA , Additional Director 


New Delhi- 110001, the 24th March 2020 
No. PF.2971- R ( 3)/GN -8903/ AN -1/2020 — Shri Sandeep Mittal, IPS ( TN : 95) who is presently working as Joint 
Secretary (Security ) in this Secretariat on deputation basis is relieved of his duties with effect from the afternoon of 
31.03.2020 and , thereafter , his services are placed back at the disposal of his parent cadre i.e., Government of Tamil Nadu , 
Chennai, 

2. Shri Sandeep Mittal, Joint Secretary (Security ) is authorised to avail 60 days Earned Leave as admissible to him 
after completion of his deputation tenure on 31.03.2020 . He is directed to report for duty in his parent cadre after expiry of 
said leave . 


VINOD KUMAR TRIPATHI, Joint Secretary 


The 1st April 2020 
No. PF.2971 -R (3 )/GN -8905 / AN -I/ 2020 — The Speaker is please to appoint Shri Raghubir Lal, IPS (UP : 97) , as 
Joint Secretary (Security) in Level 14 in the Pay Matrix [Rs.1,44,200 – 2,18,200 ] in Lok Sabha Secretariat on deputation 
basis with effect from 01.04.2020 (FN ) upto 28.09.2022 or until further orders, whichever is earlier. 

VINOD KUMAR TRIPATHI, Joint Secretary 


New Delhi -110001, the 2nd March 2020 
No. PF.830 - R (7 )/GN -8891 /2020 /AN -I. - On attaining the age of superannuation, Shri Gurnam Singh , Joint Director 
(LARRDIS ) has retired from service with effect from the afternoon of 29th February , 2020 . 

SWATI PARWAL , Deputy Secretary 


No. PF.822 -R (7 ) /GN-8893/2020/AN-I.—Ms. Lalitha Iyer, Additional Director (LARRDIS) passed away on 
22nd February , 2020. 


SWATI PARWAL , Deputy Secretary 


The 4th March 2020 


No. F. 41/07 /2020 /GN -8894 /AN - I. — The Speaker is pleased to place the following Additional Directors 
(LARRDIS ) to Level 13 in Pay Matrix [ 123100—215900 ] attached to the post of Director (LARRDIS ) with effect from 
17th February , 2020 under the Time Scale Placement Scheme- 2011 : 


01 . 


Shri Mukesh Kumar Sharma 


02 . 


Dr. Ranbir Kumar 


03 . 


Smt. Musarrat Naushad 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 19 , 2020 (JYAISTHA 29 , 1942 ) 


413 


04 . 


Dr. Seema Kaul Singh 


05 . 


Smt. Rachana Sharma 


06 . 


Dr. Deepak Gosain 


07 . 


Shri Prasanta Kumar Mallick 


08 . 


Shri Babulal Naik 


09 . 


10 . 


Shri Raj Kumar 
Shri Satya Vijay Ram 
Shri S. Holkhopao Baite 


11 . 


SWATI PARWAL , Deputy Secretary 


No. F. 41/07 / 2020 /GN -8895 /AN - I. — In terms of Note II in Sl. No. 3 of the Annexure to the R & CS Order No. PDA 
1405/2019 dated 17.06.2019 read with R & CS Order No. PA -544 /2019 dated 21.02.2019 , the Speaker is pleased to place 
Shri Gurnam Singh , Joint Director (LARRDIS ) [Retired ] in the pay band of Rs. 15600—39100 ( PB - 3 ) + G.P. 8000 ( Pre 
Revised ) attached to the post of Additional Director (LARRDIS ) with effect from 29th February , 2020 under the Time Scale 
Placement Scheme- 2011 . 

SWATI PARWAL , Deputy Secretary 


The 27th April 2020 


No. F. 41/07 /2020 /GN - 8911/AN -I. — The Speaker is pleased to place the following Directors (LARRDIS ) in 
Level 13 in the Pay Matrix to Level 14 in the Pay Matrix attached to the post of Joint Secretary with effect from 
17th February , 2020 under the Time Scale Placement Scheme-2011: — 


1 . 


2 . 


Km . Manju Jain 
Smt. Manju Sharma 
Km . Samita Bhowmick 
Dr. P.J. Antony 


3 . 


4 . 


5 . 


Shri Pulin B. Bhutia 


6 . 


Smt. Sushma Rungta 


SWATI PARWAL , Deputy Secretary 


The 1st May 2020 
No. F. 23 /01 /2020 /GN -8913/AN - I. — The Speaker is pleased to appoint Dr. Ranbir Kumar , Additional Director 
(LARRDIS ) to the post of Director (LARRDIS ) in Level 13 in the Pay Matrix with effect from 1st May , 2020 , until further 
orders . 


SWATI PARWAL , Deputy Secretary 


The 12th May 2020 
No. 828 -R ( 7 )/GN /-8918 /2020 / AN - I — Under Rule 48 of CCS ( Pension ) Rules , 1972 adopted vide R & CS Order 
No. PGF-104 /73 dated 25th January , 1973 as amended from time to time the Competent Authority has accepted the request 
of Smt. Rashmi Kapoor, Additional Director (LARRDIS ) in the Pay Band of Rs. 15600—39100 ( PB - 3) + Grade Pay Rs. 8000 
(pre -revised ) to permit to retire voluntarily from service with effect from the afternoon of 12th May, 2020 . 

2. Accordingly , Smt. Rashmi Kapoor, Additional Director (LARRDIS ) has retired voluntarily from service with 
effect from the afternoon of 12th May, 2020 . 

SWATI PARWAL , Deputy Secretary 


414 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 19 , 2020 (JYAISTHA 29 , 1942 ) 


[PART I - SEC . 2 


No. F. 41/07/2020 /GN -8919 /AN - I. — The Speaker is pleased to place Shri V. Thomas Ngaihte, Additional Director 
(LARRDIS ) in the pay band of Rs. 15600—39100 (PB - 3 ) + G.P. 8000 ( Pre -Revised ) to Level- 13 in the Pay Matrix 
[ 123100—215900 ] attached to the post of Director (LARRDIS ) with effect from 27th April , 2020 under the Time Scale 
Placement Scheme- 2011. 


SWATI PARWAL , Deputy Secretary 


New Delhi -110001, the 2nd March 2020 
No. PF.79-R (7 )/GN -8892 /2020 / AN - I. — On attaining the age of superannuation , Shri N.K. Pandey , Director has 
retired from service with effect from the afternoon of 29th February , 2020 . 

SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


The 5th March 2020 


No. F.41 /2 /2020 /GN - 8896 /AN - I. — The Speaker is pleased to place Shri Khakhai Zou , Additional Director to 
Level 13 in Pay Matrix attached to the post of Director with effect from 21st January , 2020 under the Time Scale Placement 
Scheme-2011. 


SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


No. F.41/2 /2020 /GN -8897 / AN - I. — The Speaker is pleased to place Shri Ngamkholien Touthang, Executive/ 
Legislative /Committee /Protocol Officer in Level 10 in the Pay Matrix to Level 11 in the Pay Matrix attached to the post of 
Under Secretary with effect from 22nd November, 2019 under the Time Scale Placement Scheme- 2011 . 

SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


No. F.41/ 2 / 2020 /GN - 8898 / AN - I. — The Speaker is pleased to place Smt. Sunita Rani, Executive / 
Legislative /Committee/ Protocol Officer in Level 10 in the Pay Matrix to Level 11 in Pay Matrix attached to the post of Under 
Secretary with effect from 21st January , 2020 under the Time Scale Placement Scheme- 2011. 

SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


The 16th March 2020 


No. 23 /03 / 2020 /GN - 8900 / AN - I. — The Speaker is pleased to appoint Km . Suman Rattan , Additional Director 
( Translation ) to the grade of Director ( Translation ) in Level 13 in the Pay Matrix , with effect from 13th March , 2020 , until 
further orders. 


SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


No. 23 /03 /2020 /GN - 8901/AN - I.— The Speaker is pleased to appoint the following Editors to the grade of Joint 
Director ( Translation ) in Level 12 in the Pay Matrix with effect from 13th March , 2020 , until further orders : 


1 . 


Shri Basant Prasad 


2 . 


Shri Ravindra Kumar Mair 


SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


No. 23 /03/ 2020 /GN -8902/AN - I.— The Speaker is pleased to appoint the following Assistant Editors to the grade of 
Editor in Level 11 in the Pay Matrix with effect from 13th March , 2020 , until further orders : 


1 . 


Shri Omkar 


2 . 


Shri Madan Gopal 


SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 19 , 2020 (JYAISTHA 29 , 1942 ) 


415 


The 27th April 2020 
No. F.23 /02/2020 /GN -8912/ AN -1. — The Speaker is pleased to appoint the following persons in the grade of 
Additional Director to the post of Director in Level 13 in the Pay Matrix with effect from 24th April , 2020 until further 
orders: 

1. Shri Lalkithang 
2. Shri Sundar Prasad Das 

SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


The 4th May 2020 
No. F. 41/04 /2020 /GN - 8914 /AN - I — The Speaker is pleased to place Smt. Sunita Thapliyal , Editor in Level 11 in 
Pay Matrix to Level 12 in Pay Matrix attached to the post of Joint Director ( Translation ) with effect from 01.05.2020 , under 
the Time Scale Placement Scheme - 2011. 

SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


The 8th May 2020 
No. F. 41/07 /2020 /GN -8916 /2020 /AN -I. — The Speaker is pleased to place Shri K. Srinivasan , Director (Reporting) 
in Level 13 in Pay Matrix , to Level 14 in Pay Matrix attached to the post of Joint Secretary with effect from 02 May , 2020 
under the Time Scale Placement Scheme- 2011. 

SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


No. F.41 /07/2020 /GN -8917/2020 /AN - I. — The Speaker is pleased to place Shri H.C. Bist , Additional Director 
(Reporting) to Level 13 in Pay Matrix attached to the post of Director (Reporting ) with effect from 02 May, 2020 under the 
Time Scale Placement Scheme- 2011. 

SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


The 15th May 2020 
No. PF.1450 - R ( 3 ) /GN-8920/AN-I/2020.—In continuation of Notifications No. PF.1450 - R ( 3 )/GN -8094 /AN -1/ 2016 
dated 28th September, 2016 and No. PF.1453-R ( 3 )/GN - 8119 /AN -1/2016 dated 21st October , 2016 , the following officers 
have satisfactorily completed the probation period in the grade of Assistant Editor with effect from the date mentioned 
against each : 


Sl. No. 


Name 


Effective date of satisfactory completion 

of Probation Period 


1 . 


Shri Manoj Kumar 


26.09.2018 


2 . 


Shri Ramesh Chandra Yadav 


26.09.2018 


3 . 


Shri Pankaj Kumar Singh 


26.09.2018 


4 . 


Shri Subodh Kumar 


19.10.2018 


SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


The 28th May 2020 
No. LAFEAS- AN - 1051 /315 /2020 /GN -8922. — On attaining the age of superannuation , the following officers are 
retiring from service with effect from the afternoon of 31st May, 2020 : 

Sl. No. Name and Designation 
1 . Shri Jaya Kumar T., Director 
2 . Shri Prahlad Munshi, Director ( Translation ) 
3 . Shri Arigila S. K. Das, Additional Director . 

SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


416 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 19 , 2020 ( JYAISTHA 29 , 1942 ) 


[PART I - SEC . 2 


The 29th May 2020 


No. F. 41/04 /2020 /GN - 8923/ AN -I — The Speaker is pleased to place Shri Manoj Kumar Pankaj, Editor in Level 11 
in Pay Matrix to Level 12 in Pay Matrix attached to the post of Joint Director ( Translation) with effect from 24.05.2020 , 
under the Time Scale Placement Scheme - 2011. 


SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


No. PF.2450 - R ( 7) /GN - 8925 / 2020 /AN -I — Consequent upon his selection to the post of Director (Ministerial) in 
Level-12 in the Pay Matrix in Delhi Development Authority on deputation basis for an initial period of 01 year, Shri Amrish 
Kumar, Deputy Secretary is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the afternoon of 29th May , 2020 and , 
thereafter, his services are placed at the disposal of Delhi Development Authority for his appointment to the said post. 


SAVDHA KALIA , Deputy Secretary 


New Delhi -110001, the 5th March 2020 


No. F.41 /08 /2020 /GN - 8899 /AN - I — The Speaker is pleased to place Smt. Sangeeta Bhatt, Security Officer in Level 
10 in the Pay Matrix [ Rs.56100-177500 ] to Level 11 in the Pay Matrix [Rs.67700-208700 ] attached to the post of Deputy 
Director( Security ) with effect from 17th February, 2020 under the Time Scale Placement Scheme- 2011 , 


SREEKANTH S., Deputy Secretary 


The 31st March2020 


No. PF.350 -R ( 7 )/GN - 8904/ 2020 /AN - I — Under Rule 48 - A of CCS (Pension ) Rules, 1972 as adopted vide R & CS 
Order NO . PGF- 201/79 dated 1st January, 1979 as amended from time to time, the Competent Authority has accepted the 
request of Smt. Lakhbir Kaur, Under Secretary, in Level 11 in the Pay Matrix , to permit her to retire voluntarily from service 
with effect from the afternoon of 31stMarch , 2020 . 


2. Accordingly, Smt. Lakhbir Kaur, Under Secretary has retired voluntarily from service with effect from the 
afternoon of 31st March , 2020 . 


SREEKANTH S., Deputy Secretary 


The 9th April 2020 
No. PF.2971 - R ( 3 )/GN -8906 / AN - I/2020 — In continuation of this Secretariat Notification No. PF . 2789 -R ( 3 )/GN 
8231 /AN - 1/ 2017 dated 17.04.2017 , the tenure of deputation of Shri Bhuwan Chandra Joshi, DIG of Border Security Force 
who is presently working as Director (Security ) in the Lok Sabha Secretariat is extended with effect from 11.04.2020 upto 
30.06.2020 , or until further orders , whichever is earlier. 


2. However, the aforesaid extension of tenure of deputation in respect of Shri Bhuwan Chandra Joshi will be subject 
to the concurrence of his cadre controlling authority i.e., Directorate General, BSF , New Delhi. 


SREEKANTH S., Deputy Secretary 


The 20th April 2020 


No. F.23/01/2020 /GN -8907 /2020 /AN - I. — The Speaker is pleased to appoint Shri Mukesh Kumar Sharma, 
Additional Director (LARRDIS ) to the post of Director (LARRDIS ) in Level 13 in the Pay Matrix with effect from 
23rd March , 2020 , until further orders. 


SREEKANTH S., Deputy Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 19 , 2020 (JYAISTHA 29 , 1942) 


417 


No. F.15 /07 /2019 /GN -8908 /AN - I. — Shri Purushotam Kumar Singh is appointed to the post of Senior Private 
Secretary in Level 11 of the Pay Matrix on the personal staff of Chairperson , Committee on Railways (Shri Radha Mohan 
Singh ) with effect from13th September, 2019 for a period of one year or until further orders, whichever is earlier. 
2. He will be designated as Private Secretary to the Chairperson , Committee on Railways. 

SREEKANTH S., Deputy Secretary 


No. F.15 /07 /2019/GN -8909 /AN -I. — Shri Arjun Kumar is appointed to the post of Senior Private Secretary in Level 
11 of the Pay Matrix on the personal staff of Chairperson , Committee on Ethics (Shri Vinod Kumar Sonkar) with effect from 
9th October , 2019 for a period of one year or until further orders , whichever is earlier. 

2. He will be designated as Private Secretary to the Chairperson , Committee on Ethics. 


SREEKANTH S., Deputy Secretary 


The 21st April 2020 
No. PF.2954 -R (7 ) /GN-8910/2020/AN-I.—On attaining the age of superannuation , the following officers are retiring 
from service with effect from the afternoon of 30th April, 2020 : 


Sl. No. 


1 . 


Name and Designation 
Dr. Preeti Srivastava , Joint Secretary (presently on deputation to 
Lok Sabha Secretariat) 
Shri B. Srinivasa Prabhu , Joint Secretary 
Km . Samita Bhowmick , Director (LARRDIS ) 
Shri G.Ranga Rao , Director (LARRDIS ) 


2 . 


3 . 


4 . 


SREEKANTH S., Deputy Secretary 


The 5th May 2020 
No. F.41/08 /2020 /GN -8915 / AN -I — The Speaker is pleased to place Shri Dharmendra Mohan Dixit , Security Officer 
in Level 10 in the Pay Matrix [Rs. 56100—177500 ] to Level 11 in the Pay Matrix [Rs. 67700—208700 ] attached to the post 
of Deputy Director (Security) with effect from 27th April, 2020 under the Time Scale Placement Scheme- 2011 . 

SREEKANTH S., Deputy Secretary 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi- 110001, the 4th June 2020 


No. I- 11014 /04 /2020 -IPS. IV . - In exercise of powers conferred under Sub -Rule (2 ) of Rule 5 of Indian Police Service 
(Cadre ) Rules- 1954 , and with the concurrence of the Government of Bihar and Government of West Bengal , the Central 
Government hereby transfers Ms. Nidhi Rani, IPS ( BH :2014 ) from Bihar cadre to the West Bengal cadre on the grounds of her 
marriage with Shri Amandeep , IPS (WB:2014 ). 

ANJAN SARKAR , Under Secy . 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING ) 

New Delhi, the 5th June 2020 
No. 24011/03/2018 -Estt (B ).— Consequent upon premature curtailment of the tenure of Shri Braj Raj Sharma, IAS 
(JK :84 ), Shri Braj Raj Sharma has been relieved of his duties w.e.f. 23.05.2020 (AN ) from the post of Chairman , Staff Selection 
Commission 


RAJBIR SINGH , Under Secy. 


418 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 19 , 2020 ( JYAISTHA 29 , 1942 ) 


[PART I - SEC . 2 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


New Delhi, the 1st June 2020 


No. Q /PA -1 /20 /2020.— Shri K. Jeeva Sagar , Ambassador of India to Kuwait has retired from Grade - II of the Indian 
Foreign Service in the afternoon of 31st May, 2020 . 


NAVEEN KUMAR , Deputy Secy . ( FSP & Cadre ) 


No. Q /PA - 1/21/2020. — Ms. Vanaja Kumari Thekkat, Deputy Chief of Mission , Embassy of India , Ankara has retired 
from Grade- IV of the Indian Foreign Service in the afternoon of 31st May, 2020 . 

NAVEEN KUMAR , Deputy Secy . (FSP & Cadre ) 


New Delhi, the 4th June 2020 


No. 28 /PB -1/2020.— On attaining the age of superannuation , Mr. K.S. Dharmarajan (DOB : 29.05.1960 ), an officer of the 
Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B ), retired from Government service in the afternoon of 
31stMay 2020 . 


MANOJKUMAR SAHU , Administrative Officer (PB - I) 


No. 29 /PB -1/2020. — On attaining the age of superannuation , Ms. Seema Rani Lal (DOB : 02.05.1960 ), an officer of the 
Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B ), retired from Government service in the afternoon of 
31st May 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer (PB - I) 


No. 30 /PB -1/2020. — On attaining the age of superannuation , Ms. Jancy Raju ( DOB : 21.05.1960), an officer of the 
Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B ), retired from Government service in the afternoon of 
31st May 2020 . 


MANOJ KUMAR SAHU , Administrative Officer (PB - I) 


MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER ) 


New Delhi, the 19th March 2020 


No. A -38013/2 /2019 -Ec. Ad. ( Admn . I).— On attaining the age of superannuation , Shri Kailash Chandra, Joint Director in 
the Office of the Economic Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade,Ministry of Commerce & Industry 
shall stand retired from the Government service with effect from the afternoon of 31stMarch , 2020 . 


MEENAXIRAWAT, Economic Adviser 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION 

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION ) 


New Delhi, the 22nd May 2020 
No. A - 12022 /1/2014 - E.I (Part).— In pursuance of Department of Personnel & Training s O.M.No. 9 /5 /2020 -EO (MM -I) 
dated 09.03.2020 , the President is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar Meena , IOFS ( 2005 ) as Director in the Department of 
Food & Public Distribution with effect from the forenoon of 22.05.2020 in Level 13 (Rs. 1,23,100 Rs. 2,15,900 ) of the Pay 
Matrix as per 7th CPC for a period of five years from the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever 
event takes place earlier. 


RAM CHANDRA , Under Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 19 , 2020 ( JYAISTHA 29 , 1942 ) 


419 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi- 110011, the 14th May 2020 


No. A.12025 / 100/ 2015 -CHS - I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Vaibhav Ravikant Ukey to the MedicalOfficers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB -3 
(Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ) (pre- revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 19 January 2016 
until further orders , Dr. Vaibhav Ravikant Ukey is posted as Medical Officer under National Civil Defence College , Nagpur. 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


The 26th May 2020 


No. A.12025 / 135 / 2014 -CHS- I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Thole Akhilesh Vilas Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay 
PB -3 (Rs. 15600—39100 + Grade Pay Rs. 5400 ) (pre-revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
12th September 2017 until further orders, Dr. Thole Akhilesh Vilas Kumar is posted as Medical Officer under Ram Manohar Lohia 
Hospital. 

K. VENKATESAN , Under Secretary 


No. A.12025 /9 /2019 - CHS.III — The President is pleased to appoint Dr. Rajesh Kumar Meena to the post of Assistant 
Professor of Paediatrics and in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service on probation , with effect from the 
forenoon of 25.06.2019 and until further orders . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


No. A.12025/33 /2019 -CHS.III — The President is pleased to appoint Dr. Madhu Sethi to the post of Assistant 
Professor of Anatomy and in the Teaching Specialist Sub -cadre of Central Health Service on probation , with effect from the 
forenoon of 04.09.2019 and until further orders . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


MINISTRTY OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY 

(NATIONAL INFORMATICS CENTRE ) 


New Delhi- 110003, the 7th January 2020 


No. PF /4605 /NIC /2020 /Adm - I — Shri Gautam Kumar Paul, Scientist D , Emp. Code: 4605 posted at National Informatics 
Centre, Sikkim State Centre , Gangtok has expired on 22.10.2019 . 


PRESANNA MOHANAN , Director 


New Delhi -110003 , the 31st January 2020 


No. PF / 961/NIC /2019/Adm - I — Shri Anil Kumar Sinha, Scientist-G (Emp. Code: 961) of National Informatics Centre , 
New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 2020 and he 
stands relieved of his duties from the same day. 


S. P. SHARMA , Jt . Director (Admin .) 


No. PF /2311/NIC / 2019/ Adm - I — Shri Hakim Singh , Scientist- F (Emp. Code: 2311) of National Informatics Centre , 
New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st January , 2020 and he 
stands relieved of his duties from the same day . 

S. P. SHARMA, Jt. Director (Admin .) 


420 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 19 , 2020 (JYAISTHA 29 , 1942 ) 


[ PART I — SEC . 2 


The 3rd February 2020 
No. PF / 2690 /NIC /2020 / Adm -I — Shri B. Vinaya , (Emp. Code: 2690 ) Scientist-G of National Informatics Centre , 
Karnataka State Unit, Bangalore, retired on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 
31st January , 2020 and he stands relieved of his duties from the same day . 

S. P. SHARMA, Jt. Director (Admin .) 


The 2nd March 2020 
No. PF/404 /NIC /2019 /Adm -I — Shri Chaman Lal Sharma, Scientist-F (Emp. Code: 404 ) of National Informatics Centre , 
New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 29th February, 2020 and he 
stands relieved of his duties from the same day . 

S. P. SHARMA , Jt. Director (Admin .) 


The 30th April 2020 
No. PF /387 /NIC /2020 /Adm -I — Smt. Suman Gera , Scientist- F (Emp. Code: 387) of National Informatics Centre , 
New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30.04.2020 and she stands 
relieved of her duties from the same day. 

S. P. SHARMA , Jt. Director (Admin .) 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

New Delhi, the 3rd June 2020 
No. ERB -1/2020 / 24 /4 Consequent upon his permanent absorption in MSTC Limited , Shri Surinder Kumar Gupta , 
Higher Administrative Grade (Non -functional) Officer of the Indian Railway Stores Service (DOB : 01.01.1964 & DITS 06.03.1989, 
Lien : WR), has retired from Railway Service with effect from 17.12.2019 . 

SUSHANTKUMAR MISHRA , Secretary 


महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली -110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई- प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI-110002 

AND E -PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 


SUBIR 
NARAYAN 
GARAI 


Digitally signed by 
SUBIR NARAYAN 
GARAI 
Date: 2020.06.23 
11:40:46 +0530 


